रजिस्ट्री सं.डी.एल.- 33004/99 


REGD. NO . D. L.-33004/ 99 


सत्यमेव जयते 


भारत 
The Gazette of India 


सी.जी.- डी.एल.- अ .-01072020-220296 

CG- DL- E - 01072020-220296 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II- खण्ड 3 उप- खण्ड ( ii ) 
PART II - Section 3 - Sub- section ( ii) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 1901 ] 
No.1901 ] 


नई दिल्ली ,मंगलवार, जून 30, 2020/ आषाढ़ 9, 1942 
NEW DELHI, TUESDAY , JUNE 30 , 2020 / ASHADHA 9 , 1942 


सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 

अधिसूचना 


नई दिल्ली , 30 जून , 2020 


का.आ. 2146( अ ).- ( अ ) केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम , 1956 (1956 का 48 ) की 
धारा 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ( सड़क 
पक्ष ) की अधिसूचना सं. का.आ. 194( अ), दिनांकित 2 मार्च, 2001 में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती 
अर्थात् : 
उक्त अधिसूचना में , अनुसूची के लिए, निम्नलिखित अनुसूची प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् : 

" अनुसूची " 
( महाराष्ट्र राज्य के भंडारा जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग सं .6 पर कर्धा गांव के निकट किमी 491/00 पर वैनगंगा नदी के 
ऊपर पुल और इसके पहुंचमार्गों तथा नागपुर- रायपुर खंड के किमी 485/0 से किमी 498/0 तक के पहुंचमार्गों के 

प्रयोक्ताओं से वसूल की जाने वाली शुल्क दरें ) 
मोटर साइकिल , स्कूटर अथवा यांत्रिक रूप से चालित अन्य दुपहिया वाहन शून्य 
मोटर कार, टैक्सी, जीप , पिक - अप वैन , स्टेशन वैगन , टैम्पो , ऑटो-रिक्शा, श्री- | 25.00 
व्हीलर या ट्रेलर सहित अथवा ट्रेलर के बिना अन्य स्वचालित हल्के वाहन 


2 


3 


बस 


125.00 


4 


125.00 


5 


ट्रक और दो धुरी भारी वाले अन्य वाहन 
दो से अधिक धुरी वाले ट्रक , ट्रेलर और यांत्रिक रूप से चालित अन्य वाहन जैसे | 200.00 
मोबाइल क्रेन, डोजर , अर्थ मूवर, रोलर , इत्यादि जो उपर उल्लिखित नहीं हैं 


2892GI/ 2020 


( 1 ) 


2 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC . 3( ii )] 


2. यह अधिसूचना आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से प्रभावी होगी। 


[ फा . सं . आरओ/ एमयूएम /11011/ वैनगंगा/ 2019-20] 

प्रियांक भारती, संयुक्त सचिव 


पाद-टिप्पण: 

मूल अधिसूचना संख्या का . आ . 194( अ), दिनांकित 2 मार्च, 2001 के माध्यम से प्रकाशित की गई थी 

और तदुपरांत इसे अधिसूचना संख्या का . आ . 854( अ), दिनांकित 13 अगस्त, 2002 , का . आ . 
753( अ), दिनांकित 2 जुलाई , 2003, का . आ . 751( अ), दिनांकित 1 जुलाई, 2004, का . आ . 1257( अ ), 
दिनांकित 9 सितंबर , 2005 , का . आ . 949 ( अ ), दिनांकित 26 जून , 2006, का . आ . 1016( अ ), 
दिनांकित 25 जून, 2007, का . आ . 1624( अ), दिनांकित 7 जुलाई, 2008, का . आ . 1615 (अ ), 
दिनांकित 2 जुलाई, 2009, का . आ . 1628( अ), दिनांकित 8 जुलाई, 2010, का . आ . 1478( अ), 
दिनांकित 29 जून, 2011, का . आ . 1955( अ ), दिनांकित 23 अगस्त , 2012, का . आ . 2462 ( अ), 
दिनांकित 12 अगस्त, 2013, का . आ . 2424( अ), दिनांकित 17 सितंबर , 2014, का . आ . 1929 ( अ ), 
दिनांकित 16 जुलाई, 2015, का . आ . 2429( अ), दिनांकित 15 जुलाई, 2016 और का . आ . 2225( अ), 
दिनांकित 14 जुलाई, 2017 के माध्यम से संशोधित किया गया था । 


MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS 


NOTIFICATION 


New Delhi, the 30th June, 2020 


S.O. 2146 ( E ).- In exercise of the powers conferred by section 8A of the National Highway Act, 1956 
( 48 of 1956 ), the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the 
Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways (Roads Wing ), number S.O. 194 ( E ), 
dated the 2 nd March , 2001, namely : 


In the said notification , for the Schedule, the following Schedule shall be substituted , namely: 


"SCHEDULE " 


Serial 


Categories of vehicles 


Fee rate per vehicle per 
trip (in rupees ) 


Number 


1 . 


Nil 


Motor cycle , Scooter or any other two-wheeler mechanically 
propelled vehicle . 


2 . 


25.00 


Motor car, Taxi, Jeep, Pick -up Van , Station Wagon , Tempo, Auto 
rickshaw , Three -wheeler or other auto -driven light vehicle with or 
without trailer . 


3 . 


Bus 


125.00 


4 . 


Truck and other heavy vehicles having two axles 


125.00 


5 . 


200.00 


Truck having more than two axles, trailer and other mechanically 
propelled vehicles notmentioned above like mobile crane, dozer, 
earth mover, roller etc., loaded or unloaded . 


[HTT II — QUE 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


3 


2. This notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette . 


[F. No. RO /MUM / 11011 /Wainganga /2019-20 ] 


PRIYANK BHARTI, Jt . Secy . 


Footnote: The principal notification was published vide number S.O. 194 ( E ), dated the 2nd March , 2001 and 

subsequently amended vide number, S.O. 854 ( E ), dated the 13th August, 2002, number S.O. 753 ( E ), 
dated the 2nd July , 2003, number S.O. 751 (E ), dated the 1st July , 2004, number S.O. 1257 (E ), dated 
the 9th September , 2005 , number S.O. 949 ( E ), dated the 26th June , 2006 , number S.O. 1016 ( E ), 
dated the 25th June , 2007 , number S.O. 1624 (E ), dated the 7th July , 2008 , number S.O. 1615 ( E ), 
dated the 2nd July, 2009 , number S.O. 1628 (E ), dated the 8th July , 2010 , number S.O. 1478 (E ), 
dated 29th June , 2011, number 9.0.1955 dated 23rd August ,2012 , number 9.0.2462 dated 12th 
August, 2013 , S.O. No. 2424 (E ) dated 17th September, 2014 , S.O. NO . 1929 ( E ) dated 16th July , 
2015 , S.O. No. 2429( E ) dated 15th July, 2016 and S.O. No. 2225 ( E ) dated 14th July , 2017. 


Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road ,Mayapuri, New Delhi-110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054. ALOK KUMAR 


Digitally signed by ALOK KUMAR 
Date: 2020.07.01 20:22:32 +05 30 


